इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 

क्रमांक 20 ] 


ध्य प्रदश 

सत्यमेव 

जयते 

मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 20 मई 2022 - वैशाख 30 , शक 1944 

भाग २ 

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 

नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश 

अनूपपुर , दिनांक 17 मई 2022 

क्र . 2368 - पांच - व.लि.- नग.नि.- बरगवॉ- वार्ड विभा . 2022. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की 
धारा 29 की उपधारा ( 1 ) एवं नगरीय प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक - 02- एफ - 1-04-2019- अट्ठारह - 3 , दिनांक 23 फरवरी 
2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम - ( दो ) में विनिर्दिष्ट नवगठित नगर परिषद् बरगवॉ 
( अमलाई ) के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कालम ( तीन ) में यथा विनिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित करती है , अर्थात् 

सारणी 

अनुक्रमांक 
( 1 ) 

नगर पालिका परिषद का नाम 
( 2 ) 

वार्डो की संख्या 
( 3 ) 

01 

नगर परिषद बरगवॉ ( अमलाई ) 

15 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 


3241 


सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


3242 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

Anuppur , the 17th May 2022 

No. 2368 / पांच / व.लि. / नग.नि. / बरगवॉ / वार्ड विभा . / 2022 :: In the Excercise of the 
Powers Conferred by Sub - Section ( 1 ) section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities 
Act , 1961 ( No.37 of 1961 ) and Notification Number 02 - F - 1-04-2019-18-3 Date 23-02 
2019 the State Goverment , hereby determine the extent of wards of nagae Parishad 
Bargawan ( Amlai ) District Anuppur as per scheduled given bellow . 

TABLE 

Number 
( 1 ) 

Name of the Nagar Palika 
( 2 ) 

Number of Wards 
( 3 ) 

01 Nagar Parishad Bargawan ( Amlai ) , District Anuppur 

15 

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 
SONIA MEENA , Collector . 

अनूपपुर , दिनांक 17 मई 2022 

क्रमांक - 2369 / पांच / व.लि. / नग.नि. / बरगवॉ / वार्ड विभा . / 2022 :: मध्यप्रदेश नगर पालिका 
अधिनियम , 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए राज्य सरकार नगर परिषद बरगवॉ ( अमलाई ) , जिला अनूपपुर के वार्डो का विभाजन / 
विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करती है : 

- 

वार्ड क्र . 

चौहद्दी 

वार्ड का नाम 
सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 

01 

उत्तर 

चन्द्रप्रकाश के घर से दक्षिण में बरगवॉ स्कूल होते हुए 
से 
परिचम दिशा की ओर संजय गुप्ता के घर तक । 
सुजय गुप्ता के घर से दक्षिण दिशा में राजेश मिश्रा के 
घर होते हुए सूरज मिश्रा के घर के आगे उत्तर दिशा 

पूर्व 

तक । 

दक्षिण 

सोना देवी के घर से पूर्व दिशा की ओर सामाधार बेग 
का घर होते हुए पानी टंकी के पास से दक्षिण में 
जगदीश मिश्रा का घर पूर्व में रामचरित्र मिश्रा के घर 
होते हुए हनुमान मंदिर मोड़ से कमल बैगा के घर 

तक 

पश्चिम 

कमल बैगा के घर सेपूर्व में रैमुन महरा के घर होते 
हुए केल्होरी पंचायत की सीमा से पश्चिम में 
चन्द्रप्रकाश के घर तक । 

02 

संत रविदास वार्ड 

उत्तर 

- 

कपूरचंद्र के घर से रामदयाल उर्मलिया के घर होते 
हुए पूर्व में रामलखन बैगा के घर से परिचम की ओर 
बरगद के पेड़ के पास से दक्षिण में मातादीन के धर 
से लेवर कालोनी सुभाष सावरा के घर तक । 

पूर्व 

सुभाष सावरा के घर से पश्चिम में ओ.पी.एम. फैक्ट्री 
नाले से बकहो नगर परिषद सीमा तक 

दक्षिण 

दक्षिण में सुभाष सावरा के घर से ओ सी टाईप स्टाए 
कालोनी होते हुए गेस्ट हाउस तक । 

पश्चिम 

- 

पश्चिम में गेस्ट हाउस से एच.जे.आई. फैक्ट्री होते हुए 
गेस्ट हाउस के दक्षिण में अनूप पुरोहित ई - टाईप 

कालोनी से गौरी शंकर के घर होते हुए अनूप पुरोहित 
के घर तक । 

03 

उत्तर 

- 

लाल बहादुर शास्त्री 
वार्ड 

पूर्व 

महेन्द्र शर्मा के घर से एच.जे.आई. फैक्ट्री होते हुए 
राजेन्द्र गुप्ता के घर से अग्रसेन होटल तक । 
रामनारायण मिश्रा के घर से दक्षिण में अमलाई 
केल्होरी मार्ग से फगुआ बैगा के घर तक । 

दक्षिण 

टेकनो फाईफ बर्कशाप के उत्तर दिशा में पंचायत मार्ग 
होते हुए सोड़ा फैक्ट्री पहुच मार्ग गेस्ट हाउस तक । 
एच.जे.आई. फैक्ट्री रेलवे लाईन के बगल से नगर 
परिषद बकहो की सीमा तक । 

पश्चिम 


[ भाग 2 


भाग 2 ] 


04 


05 

06 

07 

08 

09 

10 


महात्मा गाँधी वार्ड 

विरसा मुंडा वार्ड 

भगत सिंह वार्ड 

सुखदेव सिंह वार्ड 

अटलबिहारी वाजपेयी 

वार्ड 

राजगुरू वार्ड 

दीनदयाल उपाध्याय 
वार्ड 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 


3243 

सोड़ा फैक्ट्री पहुच मार्ग गेस्ट हाउस से ग्राम पंचायत 
भवन पहुच मार्ग तक । 

हीरो मोटरसायकल शोरूम होते हुए बापू चौक से 
हनुमान मंदिर मार्ग से गुरुद्वारा के पास चिरोजी लाल 

के घर तक । 

इंन्द्रा नगर चर्च के पश्चिम सतीश तिवारी के घर से 
नगर परिषद बकहो की सीमा होते हुए अमलाई 
शहडोल मुख्य मार्ग तक । 

गणेश मिश्रा के घर से नगर परिषद बकहो की सीमा 
तक । 

पंकज गुप्ता के घर से बरगवाँ बस्ती पहुच मार्ग तक । 
बरगवाँ बस्ती पहुच मार्ग से केल्होरी पहुच मार्ग तक । 
डोगरिया टोला पहुच मार्ग होते हुए शहडोल मुख्य 
मार्ग से अंडर ब्रिज देवहरा मार्ग तक । 

किरण गुप्ता के घर से यात्री प्रतिक्षालय होते हुए 
अमलाई रेलवे स्टेशन के पास तक । 

रेलवे कुंआ से 5 नम्बर रेलवे प्लेटफार्म के पास तक । 
अन्नपूर्णा मंदिर के पास से मुमीना जब्बीर के घर तक । 
पुराना पोष्ट आफिस से सबऐरिया स्कूल होते हुए 
अमलाई धनपुरी मुख्य मार्ग तक । 

— 

अमलाई धनपुरी मुख्य मार्ग से मिडिल स्कूल अमलाई 

- 

तक । 

दीपक राय के घर से मिडिल स्कूल होते हुए सचिन 
पुरी काम्पलेक्स से नगर पालिका धनपुरी की सीमा 

तक । 

अमलाई रेलवे साईडिंग से रेलवे ओव्हर ब्रिज से आटो 
स्टेण्ड तक । 

रेलवे ओव्हर ब्रिज से आटो स्टेण्ड से दुर्गा मंदिर 
चौराहा तक । 

दुर्गा मंदिर चौराहा से शिव मंदिर तक । 

रामनारायण के घर से सलीम खान के घर होते हुए 
विपिन प्रसाद के घर तक । 

सूरज सिंह के घर से राजीव रावत के घर होते हुए 
प्रभाकर सिंह के घर तक । 

अशोक गुप्ता के घर से नन्दू अगरिया के घर होते हुए 
लल्लू पनिका के घर तक | 

सेमवती पनिका के घर से लखन प्रजापति के घर होते 
हुए शिवमंदिर तक | 

द्रवेश झा के घर से अश्विनी नामदेव के घर होते हुए 
लक्ष्मण बैगा के घर तक । 

रजनी केवट के मकान से रामकुमार होटल होते हुए 
राम सिंह के घर तक । 

अनिल सिंह के मकान से होते हुए सुरेन्द्र यादव के 

घर तक । 

अरूणेश सिंह के घर से अमलाई स्टेडियम तक । 

झूरू बैगा के घर से ठाकुर बाबा रोड़ तक । 
रेवा तिवारी के घर से पंचायत भवन होते हुए पटना 
ग्राम पंचायत की सडक तक । 

शेलेन्द्र पाण्डेय के घर से मैकू बैगा के घर तक । 
ललऊ बैगा के घर से धनपुरी ओ . सी . एम . 

की सीमा 

तक । 

fo 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

[ भाग 2 

डा . भीमराव अम्बेडकर 

उत्तर 

वार्ड 

पूर्व 

मुन्ना यादव के घर से खोली ग्राम पंचायत रोड़ तक । 
शंकर कोल के घर से चकेठी ग्राम रोड़ होते हुएआगे 
बुन्ना बैगा के घर तक । 

दक्षिण 
पश्चिम 

कृष्ण कुमार सोनी के घर से देवहरा स्टेडियम तक । 
मीना सिंह के घर से रामनारायण के घर होते हुए 
कन्धू यादव के घर के पहले तक । 
शिल्पा सिंह के 

उत्तर 

कालरी क्वाटर से कविता प्रजापति के 

सरदार वल्लभ भाई 
पटेल वार्ड 

घर तक । 

पूर्व 

कविता प्रजापति के घर के बाद से सुधान्शु के घर 

तक । 

दक्षिण 

रामनरेश के कालरी क्वाटर से रोशनी शर्मा के घर 

तक । 

पश्चिम 

उत्तर 

डा ० ए ० पी ० जे ० अब्दुल 
कलाम वार्ड 

आशीष साकेत के घर से वंदना तिवारी के घर तक । 
निकेत के घर से अमित पुष्पेन्द्र के घर तक । 
अमित सिंह के घर से अशोक कुमार पाण्डेय के घर 

पूर्व 

तक । 

दक्षिण 

आकाश / मिथिलेश के घर से राम मनोहर पटेल के 
घर तक । 

पश्चिम 

नारेन्द्र पटेल के घर से अनिल कुमार सिंह के घर 

तक । 

उत्तर 

अंकिता द्विवेदी के घर से रामसुन्दर गौतम के घर 

चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 

तक । 

पूर्व 

गिरीश कुमार राठौर के घर से राजकुमार केशरवानी 
के घर तक । 

दक्षिण 

पानी टंकी से सुधा / सुरेश के घर तक | 

पश्चिम 

सुधा / सुरेश पाण्डेय के घर के आगे से अंकिता द्विवेदी 
के मकान के पहले तक । 

उत्तर 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
वार्ड 

पूर्व 

अंकित सिंह के घर से राजू सिंह के घर तक । 
लल्ला कोल के घर से ठाकुर बाबा पहुच मार्ग तक | 
डी टाईप कालरी क्वाटर से मो ० सलमान के घर तक । 
रामजी पाठक के घर से अशोक यादव के घर तक । 

दक्षिण 

पश्चिम 

Bmpany 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 

अनूपपुर , दिनांक 17 मई 2022 

क्र . - 2370 - पांच - व.लि. - नग.नि. - बरगवॉ- वार्ड विभा . - 2022 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण 
में , इस विभाग की अधिसूचना क्र . 2369 दिनांक 17 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


3244 


11 

12 

13 

14 

15 


- 


भाग 2 ] 

3245 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

Anuppur , the 17th May 2022 

No. 2371 / पांच / व.लि. / नग.नि. / बागवॉ / वार्ड विभा . / 2022 :: In the Excercise of the powers 
/ 
Conferred by Sub - section ( 1 ) Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act , 
1961 ( No.37 of 1961 ) the State Goverment , hereby determine the extent of wards of 
Nagar Parishad Bargawan ( Amlai ) , District Anuppur as per scheduled given bellow . 

S.NO Ward Name 

Ward Boundri 

01 Subhash Chandra 
Bose Ward 

North - in the south from chandra prakash's house along 
with bargawan school in west till sanjay gupta's 
house . 

East : : 

In the south from sanjay gupta's house along with 
rajesh mishra's house ahead north 

South East side from sona's house along with samadhar 

bed's house near water tank in south and eastin 
jagdeesh mishra's house along with ramcharitra 
mishra's house then from the turn near hanuman 
temple till kamal baiga's house 

West in the east of kamal baiga's house along with 
raimun mahram's house till the border of kelhari 
panchayat near chandra prakash's house 

Sant Ravidas Ward 

North - from kapoorchandra's house along with ramdayal 

urmaliya's house in east and in the west 
ramlakhan baiga's house near bargad tree in 
south along with matadeen's house till labour 
colony subhash sawara house 

East in the west of subhash sawra ' s house from 

opm factory tunnel till the border of city nagar 
parisad 

South in the south subhash sawara's house along with 
oc type staff colony till guest house 

West : 

in the west from guest house along with H.J.I. 
factory ang in the south from guest house anoop 
purohit E - type colony along with gauri shankar's 
house till anoop purohit's house 

Lal Bahadur Shastri 
Ward 

North from mahendra sharma's house along with 
H.J.I factory ang rajesh gupta's house till agrasen 
hotel 

East in the south from ram narayan mishra's house 
along with amlai kelhari sub way till fagua baiga's 
house 

South in the north from tenko life workshop along with 
panchayat way till soda factory approch road till 
guest house 

West : 

in the side from H.J.I factory railway line till the 
border of city council nagar parisad 

Mahatma Gandhi 

North from soda factory approach road guest house till 

Ward 

panchayat building apporach road 

East : 

from bapu chouk along with hero motorcycle 
showroom near hanuman mandir road and 


02 


03 


04 


3246 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

gurudwara till chironji lal's house 

South : 

from satish tiwari's house in west of indra nagar 
church along with nagar parisad bakho border 
till amlai shahdol main road 

West - 

from ganesh mishra's house till the border of 
nagar parisad bakho . 

05 Birsa Munda Ward 

North - 

from pankaj gupta's house till bargawan basti 
settlement approach road 

East 

from bargawan settlement approach road till 
kelhari apporach road 

South 

from shahdol main road along with dongariya tola 
approach road till deohara road 

West - 

from kiran gupta's house along with passenger 
waiting room near amlai railway station 

06 Bhagat Singh Ward 

North : 

from railway well till near railway platform 

East : 

near annpurna temple till mumina jabbeer's house 
from old post office along with sub area school 

South 

amlai till dhanpuri main road 

West : 

from amlai dhanpuri main road till middle school 
amlai 

07 

Sukhdev Singh Ward 

North : - from deepakrai's house along with middle school 
sachin puri complex till dhanpuri border 

East 

from amlai railway siding along with railway 
overbridge till auto stand 

South : - from railway overbridge along with auto stand till 

durga mandir cross road 

West - from durga mandir cross road till shiv mandir 

08 

Atal Bihari Bajpeyi North : - from ramnarayan's house to vipin prasad's house 
Ward via saleem khan's house . 

East - 

From suraj singh's house to prabhakar singh's 
house via rajiv rawat's house . 

South : - From ashok gupta's house to lallu panikar's house 
via nandu aagariya's house . 

West - Form semvati panika's house to shiv temple via 
lakhan prajapati's house . 

Rajguru Ward 

North - Form dravesh jha's house to lakshman baiga's via 
ashvini namdev's house . 

East 

From rajni kewat's house to ram singh's house via 
rajkumar hotel . 

South - Form anil singh's house to surendra yadav's 

house . 

West - From arunesh singh's house to amlai stadium 
from jhuru baiga's house to thakur baba road . 

North 

Deendayal 
Uppadhyay Ward 

East - 

From reva tiwari's house to patna village 

panchayat road via panchayat building . 

South - 

From shelendra pandey's house to maiku baiga's 
house . 

Dr Bhimrao 

West - From lalu baiga's house to dhanpuri O.C.M border . 
North : - from munna yadav's house to kholi village 
panchayat road . 

A 


[ भाग 2 


09 

10 

11 


भाग 2 ] 


12 


13 


14 


15 


Ambedkar Ward 

Sardar Vallabh Bhai 
Patel Ward 

Dr. APJ Abdul Kalam 

Ward 

Chandra Shekhar 
Ajad Ward 

Shayama Prasad 

Mukharjee Ward 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

East - From shankar kol's house to bunna baiga's 

house via chakethi village road . 

South 

From krish kumar soni's house to devhara 

stadium . 

West - 

From meena singh's house to kandhu yadav's 
house via ramnarayan's house . 

North 

from shilpa singh's quarter to kavita prajapati's 
house . 

East : 

From kavita prajapati's house to sudhansu's 
house . 

South : - From ramnaresh's collery quarter to roshni's 

house . 

West - From ashish saket's house to vandna tiwari's 

house . 

North 

from niket's house to amit pushpendra's house . 

East 

: 

From amit singh's house to ashok kumar 

pandey's house . 

South : 

From aakash / mithilesh's house to ram manohar 
patel's house . 

West : 

From naredra patel's house to anil kumar singh's 
house . 

North : - from ankita divedi's house to ramsundar gautam's 

house . 

East 

From girish kumar rahtor's house to rajkumar 
keshrwani's house . 

South : 

From water tank to sudha / suresh's house . 

West - 

Next to sudha / suresh pandey's house to before 
ankita's dwivedi's house . 

North : 

from ankita singh's house to raju singh's house . 
From lallu kol's house to thakur baba road . 

East 

South - 

From D type collery quarter to md . Salmaan's 
house . 

West - 

From ramji pathak's house to ashok yadav's 
house . 

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

SONIA MEENA , Collector . 


3247 


3248 


स.क्र . 

01 

02 

03 

04 

05 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

नगर परिषद् बरगवॉ ( अमलाई ) , जिला अनूपपुर ( म ० प्र ० ) 

जनसंख्या संबंधी पत्रक ( जनगणना 2011 अनुसार ) नियम 6 ( चार ) 

वार्ड क्रमांक व नाम 

वार्ड की कुल 
जनसंख्या 

अनुसूचित जाति 

अनुसूचित जन 
जाति जनसंख्या 

जनसंख्या 

01 सुभाष चंद्र बोस वार्ड 

1496 

192 

723 

02 संत रविदास वार्ड 

1344 

368 

207 

03 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 

1245 

109 

139 

04 महात्मा गाँधी वार्ड 

1419 

64 

292 

05 विरसा मुण्डा वार्ड 

1221 

90 

965 

06 भगत सिंह वार्ड 

1417 

71 

143 

07 सुखदेव वार्ड 

1508 

370 

34 

08 अटलबिहारी बाजपेयी वार्ड 

1412 

106 

299 

09 राजगुरू वार्ड 

1375 

51 

59 

10 पं . दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 

1435 

42 

651 

11 डा . भीमराव अम्बेडकर वार्ड 

1389 

91 

264 

12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 

1210 

93 

66 

13 डा . ए . पी . जे . अब्दुल कलाम वार्ड 

1310 

79 

14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 

1237 

59 

46 

15 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 

1145 

60 

39 

नगर परिषद् बरगवॉ ( अमलाई ) जिला अनूपपुर ( म ० प्र ० ) 

जनसंख्या संबंधी पत्रक ( जनगणना 2011 अनुसार ) नियम 6 ( तीन ) 

कुल जनसंख्या 

अनुसूचित 

वार्डो की 

" अनुसूचित 
जात 

जनजाति 

संख्या 

" जनसंख्या 

जनसंख्या 

20163 


06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

नवगठित नगर 
परिषद का नाम 

बरगवाँ 

( अमलाई ) 


1835 


4006 


69 


15 


[ भाग 2 


प्रत्येक वार्ड की 

औशत 

जनसंख्या 


1344 

सोनिया मीना , कलेक्टर 


नगर परिषद् का 

नाम 

बरगवा 
( 
अमलाई 
) 


नगर 
परिषद् 
बरगवॉ 
( 
अमलाई 
) 
, 
जिला 
अनूपपुर 
( 
म 
० 
प्र 
० 
) जनसंख्या संबंधी पत्रक ( जनगणना 2011 अनुसार ) नियम 6 ( तीन ) कुल जनसख्या अनुसूचित जाति अनुसूचित 

वार्डो 
की 
संख्या 

जनजाति 

20163 

1835 

4006 

15 

ल 


प्रत्येक वार्ड जनसंख्या 

1344 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 


3249 


स.क्र . 

01 

02 

03 


6 80 8 8 4 8 6 8 89 


04 

05 


06 

07 08 

09 


10 

11 

12 

13 

14 

15 


नगर 
परिषद् 
बरगवा 
( 
अमलाई 
) 
, 
जिला 
अनूपपुर 
( 
म 
० 
प्र 
० 
) 

जनसंख्या 
संबंधी 
पत्रक 
( 
जनगणना 
2011 
अनुसार 
) 
नियम 
6 
( 
चार 
) 

वार्ड की कल जनसंख्या 

अनुसुचित जाति 

1496 

192 

1344 

368 

1245 

109 

1419 

64 

1221 

90 

1417 

71 

1508 

370 

1412 

106 

1375 

51 

1435 

42 

1389 

91 

1210 

93 

1310 

69 

1237 

59 

1145 

60 


वार्ड 
क्रमांक / 
नाम 

01 सुभाषचन्द्र वार्ड 02 संत रविदास वार्ड 

03 लाल बहादूर शास्त्री वार्ड 

04 महात्मा गांधी वार्ड 

05 विरसा मुंडा वार्ड 06 भगत सिंह वार्ड 07 सुखदेव सिंह वार्ड 

08 अटल बिहारी बाजपयी वार्ड 

09 राजगुरू वार्ड 

10 
पं 
. 
दीनदयाल 
उपाध्याय 
वार्ड 

11 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 

12 सरदार बल्लभ पटेल 

13 
डॉ 
. 
ए 
. 
पी 
. 
जे 
. 
अब्दुल 
कलाम 
वार्ड 

14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 

15 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 


अनुसुचित जनजाति 

723 

207 

139 

292 

965 

143 

34 

299 

59 

651 

264 

66 

79 

46 

39 


3250 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 


भाग 2 


भाग 2 ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

3251 

कार्यालय , नगर परिषद् बरगवा ( अमलाई ) जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश 

क्र 243 - न.प. - परिसीमन -2022 

- 

बरगवॉ ( अमलाई ) , दिनांक 31 मार्च 2022 

सर्वसाधारण को जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि म ० प्र ० नगर परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 
29 एवं मध्यप्रदेश नगर परिषद् वार्डो का विस्तार नियम 1994 के नियम 3 एवं 4 में निहित प्रावधान 
अन्तर्गत नगर परिषद अनूपपुर जिला - अनूपपुर ( म ० प्र ० ) के हल्कों ( वार्डो की संख्या ) एवं चतुर्सीमा नीचे लिखे 
अनुसार प्रस्तावित की जाती है । 

इस प्रस्तावों पर सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर इच्छुक व्यक्ति इस 
संबंध में अपने सुझाव एवं दावे समयावधि के अन्दर प्रस्तुत कर सकते है । म्याद गुजरने के उपरांत 
किसी आपत्ति , सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा । 

वार्ड परिसीमन अनुसूची 

क्रमांक वार्ड क्रमांक 

वार्ड का नाम 

01 . 

सुभाषचंद्र बोस 

02 . 

संत रविदास वार्ड 

03 . 

लाल बहादूर शास्त्री वार्ड 

04 . 

महात्मा गांधी वार्ड 

05 . 

विरसा मुंडा वार्ड 

06 . 

भगत सिंह वार्ड 

07 . 

सुखदेव सिंह वार्ड 

08 . 

अटल बिहारी बाजपयी वार्ड 

09 . 

राजगुरू वार्ड 

10 . 

पं . दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 

11 . 

भीमराव अम्बेडकर वार्ड 

12 . 

सरदार बल्लभ पटेल 

13 . 

डॉ . ए . पी . जे . अब्दुल कलाम वार्ड 

14 . 

चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 

15 . 


वार्ड क्रमांक 1 

वार्ड क्रमांक 2 

वार्ड क्रमांक 3 

वार्ड क्रमांक 4 

वार्ड क्रमांक 5 

वार्ड क्रमांक 6 

वार्ड क्रमांक 7 

वार्ड क्रमांक 8 

वार्ड क्रमांक 9 

वार्ड क्रमांक 10 

वार्ड क्रमांक 11 

वार्ड क्रमांक 12 

वार्ड क्रमांक 13 

वार्ड क्रमांक 14 

वार्ड क्रमांक 15 


कमलेश पुरी , अनुविभागीय दण्डाधिकारी . 


3252 


कटनी 


क 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

नजरी नक्शा नगर परिषद् बरगवॉ ( अमलाई ) जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश 

बार्ड 3002 

२३ 

बार्ड 01 


बार्ड 
पाई 307 

Q 

15308 


ओ.पी.एम 


-बार्ड 33 


बार्ड 


5809 

वाड 2010 / 


6 


पटना कला 


3 


रियायत 

Ame 

कलेक्टर 
( जिला - अनूपपुर ( म.प्र . ) 

11 


कोल्टोरी 
वार्डकण्ड 


अमरकंटक 


अनुपपुर 

अमरकंटक ताप 
विज्ञान केन्द्र , चचाई 

1 


12 
खोली वार्ड 13 


> वाई 314 

चाइ 915 

चक्रेठो 


ग्राम 


अनुविभागीय अधिकारी 
अनुपपुर ( म.प्र . ) 


[ भाग 2 


HI 


E 

3253 

भाग 2 ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहरी विकास अभिकरण , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश 

क्र . 492 - जि . श.वि.अभि . - 2022 

रायसेन , दिनांक 20 मई 2022 

: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 ( 1 ) के 
अंतर्गत नगर पालिका के मामले में वार्डों की न्यूनतम संख्या 15 निर्धारित की गई है । तदानुसार 
नगर परिषद देवरी में कुल 15 वार्ड विभाजित कर सीमाएं निर्धारित की गई हैं । 

j 

अरबिन्द कुमार दुबे , कलेक्टर . 

नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

APART 

कार्यालय , कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश 
क्रमांक / 492 / अठारह / तीन / 2022 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 
1961 ( क 0 37 1961 ) की धारा 29 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए मैं अरविन्द 
कुमार दुबे कलेक्टर जिला रायसेन एतद् द्वारा नगर परिषद देवरी जिला रायसेन के 15 वार्डों का 
अवधारण करते हुए वार्डों के विस्तार नीचे दी गई अनुसूची अनुसार करता हूँ 

क्र 

वार्ड क 

वार्ड का नाम 

1 

1 

रानी कमलापति वार्ड 

2 

2 

सावित्री बाई फुले वार्ड 

3 

3 

रानी दुर्गावती वार्ड 

4 

4 

संग्राम शाह वार्ड 

5 

चंद्रशेखर आजाद वार्ड 

6 

वीर शिवाजी वार्ड 

7 

तात्या टोपे वार्ड 

8 

डॉ ० अम्बेडकर वार्ड 

9 

श्यामलाल गुप्ता वार्ड 

10 

छोटेलाल साहू वार्ड 

11 

चौधरी विजयसिंह वार्ड 

12 

बाबूलाल सोनी वार्ड 

13 

दलपत शाह वार्ड 

14 

भगतसिंह वार्ड 

15 

मंगल पाण्डेय वार्ड 


5 

6 

7 

8 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


3254 


[ भाग 2 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

01. रानी कमलापती वार्ड ( जनसंख्या - 1492 ) 

उत्तर 

छोटेलाल आदिवासी के मकान से मां अम्बे गौशाला ग्राम उंचाखेडा होते हुए जीवन के 
मकान से होकर राजाराम आदिवासी के मकान से होते हुए गोदला टोला होकर ग्राम 
बिलगवां में शंकर खोजर के मकान से होकर गोविन्द पटेल के मकान तक । 

पूर्व 

ग्राम उंचाखेड़ा से पूरन पटेल के मकान से प्रारंभ कर सहजपुरी की सीमा से होते हुए 
टेकरी मोहल्ला होकर शिप्रसाद रजक के मकान से जंगल के रास्ते होते हुए ग्राम 
डुंगरिया जागीर में खेड़ापति माता मंदिर तक । 

दक्षिण 

ग्राम डुंगरिया जागीर में खेड़ापति माता के मंदिर से प्रारंभ जगन आदिवासी के मकान 
से मुख्य सड़क पार करते हुए विष्णु आदिवासी के मकान तक । 

पश्चिम 

विष्णु आदिवासी के मकान से आगे ठाकुर बाबा चबूतरा पार कर ग्राम जूनापानी में 
छोटेलाल आदिवासी के मकान तक । 

02. सावित्रीबाई फुले वार्ड ( जनसंख्या -1288 ) 

उत्तर 

रामसिंह के मकान से कमलेश पाराशर के मकान तक । 

— 

पूर्व 
दक्षिण 

सार्वजनिक कुंआ लक्ष्मण पटेल के मकान से होते हुए हरनाम सिंह के मकान तक । 
ताराचंद साहू के मकान से प्रारंभ कर बाजार मोहल्ला होते हुए शंकर साहू के मकान 

तक । 

पश्चिम 

रमेश बसोड़ के मकान से प्रारंभ कर अजमेर सिंह के मकान तक । 

03. रानी दुर्गावती वार्ड- ( जनसंख्या- 1344 ) 

उत्तर 

डुंगरिया रोड पर राम जानकी मंदिर होकर रामनरेश के मकान तक । 

पूर्व 

ग्राम बारखेडी में श्रीबाई आदिवासी के मकान से शुरू कर रवि मेहरा के मकान से होते 
हुए ग्राम गोरखपुर में अनिल सोनी के मकान तक । 

दक्षिण 

शिवनारायण सोनी के मकान से राष्ट्रीय राजमार्ग -45 के समानांतर चलते हुए भूरा 
आदिवासी के मकान तक । 

पश्चिम 

विंध्याचल पहाड़ी । 

04. संग्राम शाह वार्ड- ( जनसंख्या - 1179 ) 

उत्तर 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 45 | 

पूर्व 

कृषि उपज मंडी देवरी से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर चलते हुए आल्हनपुर प्राथमिक 
शाला से दक्षिण की ओर मुड़कर मुकेश के मकान तक । 

दक्षिण 

शिव- हनुमान मंदिर से मुकेश छीपा के मकान तक । 

पश्चिम 

www 

विष्णु ढाबा से प्रारंभ कर प्रकाश कहार के मकान से होते हुए मुकेश छीपा के मकान 

तक । 

05. चंद्रशेखर आजाद वार्ड- ( जनसंख्या- 889 ) 

उत्तर 

राष्ट्रीय राजमार्ग -45 का बायपास रोड़ । 

पूर्व 

शासकीय तालाब ( छोटा ) । 

दक्षिण 

देवरी एप्रोच रोड तत्पश्चात् वन विभाग कार्यालय । 

पश्चिम 

जग्गूपाली के मकान से प्रारंभ कर पूर्व की ओर चलकर शिवमंदिर से दक्षिण की ओर 
मुड़कर जैन मंदिर के पास फारूख मोहम्मद के घर तक । 

06. वीर शिवाजी वार्ड- ( जनसंख्या -846 ) 
: 

उत्तर 

विंध्याचल पहाड़ी । 

पूर्व 

परमलाल सेन के मकान से प्रारंभ कर राजेन्द्र मेहरा के मकान से होते हुए सिंचाई 
विभाग कॉलोनी से प्रदीप विश्वकर्मा के मकान तक । 

दक्षिण 

टिमरावन एप्रोच रोड । 

पश्चिम 

राष्ट्रीय राजमार्ग- 451 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

3255 

जैन मंदिर के पास से उत्तर की ओर दयाल रजक के मकान से रघु पेट्रोल पंप तक । 
पावर हाउस से प्रारंभ कर हनीफ हसन के मकान से होते हुए तालाब वाली खेड़ापति 
माता के मंदिर तक 

रेवा वेयर हाउस के पास गजेन्द्र रघुवंशी के मकान से प्रारंभ कर आगे चलते हुए 
दक्षिण की ओर मुडकर पावर हाउस तक । 

हरिजन मोहल्ला आंगनवाड़ी होते हुए बड़ा तालाब पार तक 

खेड़ापति माता मंदिर से प्रारंभ कर लालजी साहू के मकान से होते हुए पूर्व की ओर 
चलकर बजरिया चौक राममंदिर होते हुए सामूदायिक भवन तक । 
एप्रोच रोड देवरी । 

दक्षिण 

पश्चिम 

शासकीय तालाब ( बड़ा ) । 

09. श्यामलाल गुप्ता वार्ड- ( जनसंख्या - 1185 ) 

उतर 

गोरखपुर रोड पर लक्ष्मण आदिवासी के मकान तक । 

पूर्व - 

अतीक मोहम्मद के मकान से मानक चौक से होते हुए बाजार मोहल्ला मुन्नू राजपूत के 

मकान तक । 

दक्षिण - 

एप्रोच रोड देवरी । 

पश्चिम 

संतोष नोरिया के मकान से हिलाल के मकान तक । 

- 

10. छोटेलाल साहू वार्ड- ( जनसंख्या 1187 ) 

उत्तर 

शिवमंदिर से होते हुए मानक चौक पर रमेश गुप्ता के मकान तक । 

पूर्व 

अशोक दुबे के मकान से होते हुए श्रीवास्तव मोहल्ला होकर शिवमंदिर तक । 

दक्षिण 

पवन रघुवंशी के मकान से प्रारंभ राजू रघुवंशी के मकान से होते हुए टिमरावन पहुंच 
मार्ग तक । 

पश्चिम 

- 

एप्रोच रोड देवरी । 

11. चौधरी विजय सिंह - ( जनसंख्या - 1224 ) 

उत्तर 

एप्रोच रोड देवरी । 

- 

पूर्व . 

एप्रोच रोड देवरी । 

दक्षिण 

B 

रमेश टडैया के मकान से होते हुए सोनी मोहल्ला बाखर चौक होकर साधना रघुवंशी 
के मकान तक । 

पश्चिम 

मानक चौक पर दिनेश गुप्ता के मकान से प्रारंभ कर रमेश टडैया के मकान तक । 

12. बाबूलाल सोनी वार्ड- ( जनसंख्या - 1156 ) 

उत्तर 

akadipis 

पवन चौबे के मकान से प्रारंभ कर राजेश टडैया के मकान से होते हुए बजरिया चौक 
में दिनेश चौरसिया के मकान तक । 

पूर्व 

एप्रोच रोड देवरी । 

दक्षिण 

दिनेश चौरसिया के मकान से प्रारंभ कर मनमोहन व्यास के मकान से होते हुए 
सोमनाथ आदिवासी के मकान तक । 

पश्चिम 

पुरूषोत्तम छुल्लावाले के मकान से प्रारंभ कर डॉ ० बंगाली के मकान से होते हुए 
कमलेश के मकान तक । 


भाग 2 ] 

07. तात्या टोपे वार्ड ( जनसंख्या -991 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग- 451 

उत्तर 

पूर्व 
दक्षिण 

पश्चिम 

08. डॉ . अम्बेडकर वार्ड ( जनसंख्या - 1179 ) 

उत्तर 

पूर्व 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022 

[ भाग 2 

13. दलपत शाह वार्ड- ( जनसंख्या - 1234 ) 

उत्तर 

विंध्याचल पहाड़ी । 

- 

पूर्व - 

रघुवंशी मैरिज गार्डन से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर चलते हुए बल्हारपुर आंगनवाड़ी 
केन्द्र होकर कोमल आदिवासी के मकान से होते हुए तुलसी नगर कॉलोनी में कमलेश 
शर्मा के मकान से होकर प्रा . शाला पपलई होते हुए मलखे कुशवाहा के मकान तक । 
राष्ट्रीय राजमार्ग - 45 | 

दक्षिण 

JESTE 

पश्चिम 

मलखे कुशवाहा के मकान से होकर भगवत दुबे के मकान तक । 

14. भगतसिंह वार्ड- ( जनसंख्या 1246 ) 

उत्तर 

उदयराम आदिवासी के मकान से प्रारंभ कर विंध्याचल पर्वत सीमा से लगकर 
आंगनवाड़ी केन्द्र बूधनवाड़ा होते हुए रामस्वरूप शर्मा के मकान से होकर पानी की 
टंकी तक । 

पूर्व - 

तुलसीनगर हनुमान मंदिर से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर पुरुषोत्तम कुशवाह के मकान 
से होते हुए ग्राम बूधनवाड़ा में विशाल ठाकुर के मकान से होकर मा ० शाला भवन 
बूधनवाड़ा होते हुए अमित शर्मा के मकान तक । 

दक्षिण 

अमित शर्मा के मकान से प्रारंभ कर ग्राम मोहड़ में हरप्रसाद कुशवाहा के मकान से 
होते हुए तुलसीनगर में हनुमान मंदिर तक । 

पश्चिम 

हनुमान मंदिर तुलसी नगर से मोघा डेम पिकअप वेयर से होकर विश्राम ठाकुर के 
मकान होते हुए पूरन आदिवासी के मकान से होकर विंध्याचल पर्वत तक । 

15. मंगल पाण्डेय वार्ड - ( जनसंख्या- 1355 ) 

- 

- 

F 

उत्तर 

ग्राम करहैया में आदेश जैन के मकान से प्रारंभ कर ग्राम रौढा में गोविन्द लोधी के 
मकान से होकर दर्शन शर्मा के मकान तक । 

पूर्व - 

दक्षिण 

ग्राम बड़गवां में रमेश पवैया के मकान से प्रारंभ कर कौशलेन्द्र श्रीवास्तव के मकान से 
होते हुए ग्राम बम्होरी माध्यमिक शाला होकर दामोदर अहिरवार के मकान तक । 
ग्राम बम्हारे में दामोदर के मकान से मुख्य सड़क ( थाला रोड ) होते हुए प्राथमिक शाला 
ग्राम रौढा होकर अजीज मियां के मकान से चलकर ग्राम करहैया में आदेश जैन के 
मकान तक । 

- 

पश्चिम 

- 

ग्राम बम्होरी में दर्शन शर्मा के मकान से प्रारंभ कर ग्राम बड़गवां में श्रीकांत के मकान 
से होकर बृजेश लोधी के मकान तक । 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
अरबिन्द कुमार दुबे , कलेक्टर . 

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 . 


3256 


